निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 105) पटना , वृहस्पतिवार , 9 फरवरी 2017 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 फरवरी 2017 
सं० बि०व०से० (स्था०) - 01 / 14 - 368 / प०व0 श्री बैधनाथ प्रसाद गुप्ता, बि०व०से०, सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति 
दी जाती है । 

सं० बि०व०से०( स्था०) - 01 / 14 - 369 / प0व0 श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, बि०व०से० , सम्प्रति सहायक 
वन संरक्षक , कार्यालय - प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् 
पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है । 

सं० बि०व०से० (स्था०) - 01 / 14 - 370 / प०व० — श्री राम कुमार झा , बि०व०से०, सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, दरभंगा को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से० (स्था० ) - 01 / 14 - 371 / प०व० — श्री मिहिर कुमार झा , बि०व०से०, सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, पटना को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० – 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से० (स्था०) - 01 / 14 - 372 / प00 — श्री दिनेश कुमार दास , बि०व०से० , सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , अररिया को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से०(स्था०) - 01 / 14- 373 / प०व० — श्री सुनील कुमार सिन्हा, बि०व०से०, सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, सहरसा को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से० ( स्था० ) - 01 / 14 - 374 / प०वo - श्री पातंजलि कुमार चौधरी, बि०व०से०, सम्प्रति वन 
प्रमंडल पदाधिकारी , मोतिहारी को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक 
प्रोन्नति दी जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 फरवरी 2017 


सं० बि०व०से० ( स्था०) - 01 / 14 - 375 / प०व० श्री संजय कुमार, बि०व०से० , सम्प्रति सहायक वन 
संरक्षक , कार्यालय - प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3 , 
ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है । 

सं० बि०व०से०(स्था० ) - 01 / 14 - 376 / प०व० — श्री नंद कुमार मांझी, बि०व०से० , सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, वैशाली को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से० (स्था०) - 01 / 14 - 377 / प0व0 श्री नरेश प्रसाद , बि०व०से० , सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० – 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

सं० बि०व०से० ( स्था०) - 01 / 14 - 378 / प0व0 श्री प्रभाकर झा , बि०व०से०, सम्प्रति वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, जमुई को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान् पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति दी 
जाती है । 

2. उपर्युक्त वर्णीत सभी पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गत के उपरांत उप वन संरक्षक के पद पर 
प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

3. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी०( सी० ) संख्या - 29770 / 2015 
बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

रत्नेश झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 105- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


